रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 3 , 2018 / चैत्र 13 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018 /CHAITRA 13, 1940 


सं . 1327 ] 
No. 1327] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 2018 
का . आ . 1469( अ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित 
घोषणाएं , जिनके अतंर्गत ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं , जो राज्यसभा के पचास सदस्यों के , जो अपनी पदावधि 
के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो गए हैं , स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित की जाती हैं :-- 

घोषणा 

(1 ) 
आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा केनिर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 

“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
1. प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी 

जो युवजन श्रमिक रयतू कांग्रेस पार्टी 
प्लाट सं . 558, मगुंता लेआउट , 

द्वारा खड़े किए गए हैं 
रिलाइंस ट्रेंडस के सामने , दरगामेट्टा, नेल्लोर , 

आंध्र प्रदेश । 
2. चिंतकुनता रमेश मुनैया 

जो तेलुगु देशम पार्टी द्वारा खड़े किए 
मकान सं . 6-62, पीएनआर स्ट्रीट , येरागुनटला , गए हैं 

कडपा जिला , आंध्र प्रदेश , पिन सं . 516309 
3. कनकमेदम रवींद्र कुमार 

जो तेलुगु देशम पार्टी द्वारा खड़े किए 
डोर नं . 29 - 12- 22/ 1 . वेकंटारत्नम स्टीट. 

गए हैं 
सूर्याराओपेट , विजयवाड़ा - 520002. 


1977 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


उस सदन में तीन सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02.04. 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
विधान सभा भवन , 
वेलगापुडी । 
तारीख 15. 03. 2018 


ह ./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


( 2 ) 
बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
अखिलेश प्रसाद सिंह 

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े 
ग्राम +पोस्ट -कोयल भूपत 

किए गए हैं । 
जिला - अरवल 


अहमद अशफाक करीम 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए 
कटिहार मेडिकल कॉलेज कैंपस , 

गए हैं । 
बड़ी डिगोला दलन , 
पोस्ट - दलन, जिला - कटिहार 
बशिष्ठ नारायण सिंह 

जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े 
ग्राम + पोस्ट - कूपवॉ, 

किए गए हैं । 
थाना- कोरानसराय , 
जिला - बक्सर, पिन - 802126 
मनोज कुमार झा , 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए 
1 , टीचर्स फ्लैट , समाज कार्य विभाग, 

गए हैं । 
दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली - 110007 
महेन्द्र प्रसाद 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े 
ग्राम - गोविन्दपुर, पोस्ट - मोदनगंज , 

किए गए हैं । 
थाना- घोषी , जिला -जहानाबाद , 
पिन - 804432 
रवि शंकर प्रसाद 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ेकिए 
42, कवि रमण पथ , 

गए हैं । 
इस्ट बोरिंग रोड , 

पटना - 800001 
उस सदन में छह (06) सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने 
के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना । 
तारीख : 15 मार्च, 2018 


रिटर्निंग आफिसर "। 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 


“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम ( 1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 


सुश्री सरोज पांडेय , 1/ए स्ट्रीट, 7/ बी , फेज -1 मैत्री नगर , रिसाली , भिलाई ( छत्तीसगढ़ ), जो भारतीय जनता पार्टी 
द्वारा खड़ी की गई हैं, उस सदन के एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर तारीख 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे 
हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं । 


स्थान : रायपुर 


तारीख : 23 मार्च, 2018 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर"। 


गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा (2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
मांडवीया मनसुखभाई लक्ष्मणभाई 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 
डाकघर - हानोल , तालुका - पलिताना , 

खड़ेकिए गए हैं 
जिला भावनगर 
यज्ञिक अमी हर्षद्रे 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 
6 , ए. डी . सी ., बैंक सोसाइटी , 

खड़े किए गए हैं 
सहजानंद कालेज के पीछे, अंबावाड़ी 
अहमदाबाद- 380015 
राठवा नरनभैया जेमलभाई 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 
नारायणकुंज पैलेस रोड , 

खड़ेकिए गए हैं 
तालुका जिला छोटा उदेपुर 
रूपला परसोत्तमभाई खोदाभाई 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 
डाकघर इशवारिया , 

खड़े किए गए हैं 
तालुका अमरेली, जिला अमरेली 


उस सदन में चार सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02. 04. 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : गांधीनगर । 


तारीख : 15- 03- 2018 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर"। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 5) 


हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 

“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 

श्री देवेंदर पाल वत्स , 
मकान नं . 36 , ब्लाक सं . 2 , 
गांव थुराना , तहसील हांसी 

जिला हिसार ( हरियाणा), जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 
उस सदन के एक सदस्य के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : हरियाणा विधान सभा सचिवालय , 

विधान भवन , चंडीगढ़ । 
तारीख : 15 मार्च, 2018 


- 


र 


ह ./ 
रिटर्निंग आफिसर"। 


16 


हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 
"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2)/ उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 

श्री जगत प्रकाश नड्डा , 
गांव विजयपुर , डाकघर औहर , 
तहसील , झंडुत्ता, जिला बिलासपुर, 

हिमाचल प्रदेश 
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ेकिए गए हैं , उस सदन के एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02.04. 2018 
को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : शिमला-171004 


तारीख : 15 - 3- 2018 । 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


कर्नाटक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम ( 1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि - - 
क्रम सं . अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी का पता 

संबद्ध दल 
राजीव चंद्रशेखर 

सं . 408, सेकेंड क्रास , तीसरा ब्लाक , भारतीय जनता पार्टी 
कोरामंगला, बैंगलुरू -560034 । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जी . सी . चंद्रशेखर 

सं . 206, पंद्रहवां बी क्रास , वेस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ऑफ कोर्ड रोड, सेकेंड स्टेज , सेकेंड 
फेज, महालक्ष्मीपुरम , बंगलौर 

560086 । 
3 डा . एल .हनुमन्थैया सं . 207ए , थर्ड डी क्रास , सेकेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

ब्लाक , थर्ड स्टेड , बसवेश्वरा नगर , 

बंगलौर- 560079 । 
4 सैयद नासिर हुसैन सं . 164 , सेकेंड क्रास, एक्स- सर्विसमेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

कालोनी, सी . बी . बेल्लारी -583102 , 

जिला बेल्लारी । 
उस सदन के 4 ( चार) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 02.04. 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के 
लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : बैंगलुरू 
तारीख : 23 -3- 2018 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
श्री अजय प्रताप सिंह , 

नाम 
ग्राम अंधियारखोह , तहसील गोपदबनास , सीधी (म.प्र .) 

पता 
जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 
श्री कैलाश सोनी 

नाम 
लक्ष्मीनारायण वार्ड , जैन मंदिर के पास करेली, तहसील 

पता 
करेली, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. ) 
जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 
श्री थावरचन्द गेहलोत 

नाम 
56/ 56 ब्लॉक, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन (म.प्र .) 
जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़ेकिए गए हैं , 
श्री धर्मेन्द्र प्रधान 
तालचेर म्युनिसिपल वार्ड नं . 18, जी . पी ./टाउन -तालचेर , 

पता 
पीएस . कोलियरि , अन्गुल , ओडिशा 
जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 


पता 


पता 


नाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


नाम 


पता 


श्री राजमणि पटेल 
मकान नम्बर 121, ग्राम बेरो , तहसील सेमरिया , 
जिला रीवा ( म . प्र. ) 
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं 


उस सदन के पांच सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


तारीख : 15 मार्च, 2018 । 


स्थान : मध्यप्रदेश विधान सभा भवन , भोपाल 


रिटर्निंग आफिसर" । 


( 9 ) 


महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
1. केतकर , केशव चिंतामन 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 
29/ 6, हुंडीवाला एपार्टमेंट, 

खड़े किए गए हैं । 
कोपरी, थाणे (पूर्व)-400603 
2. चव्हाण, वंदना हेमंत 

जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा 
यशोधन , 212/ 51 रामबाग कालोनी , 

खड़ी की गई हैं । 
पुणे -411030 
जावडेकर, प्रकाश केशव 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 
सुवन एपार्टमेंट, मयूर कालोनी , 

खड़ेकिए गए हैं । 
कोठरूड , पुणे - 411038 
देसाई, अनिल यशवंत 

जो शिवसेना द्वारा खड़े किए गए 
10- 101, पीकॉक पैलेस , 
भूलाभाई देसाई रोड , 
कुंबला हिल , मुंबई- 400026. 
राणे, नारायण ताटू 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 
मकान सं . 179 , वरवाडे 

खड़े किए गए हैं । 
फाल्शीएवाडी फानसनगर , 
तालुका कनकावली , जिला सिंधुदुर्ग -416602 
वी . मुरलीधरन 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 
2/ 3018 अक्षय कारापारंबा , 

खड़ेकिए गए हैं । 
कोझीकोड जिला, पिन - 673006, केरल । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 


उस सदन के छह सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 2018 को 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : विधान भवन , 

बेकबे , रिक्लेमेशन , 

मुंबई - 400032 
तारीख : 15 मार्च, 2018 


ह./ 


रिटर्निंग आफिसर" । 
( 10) 
तेलंगाना राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84(1)(क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
प्रकाश बांदा 

जो तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा खड़े किए 
मकान सं . 16- 3 - 302, 

गए हैं 
शांति नगर , सुभाष रोड, 
वारंगल- 506002 . 
बादुगुला लिंग्याह यादव 

जो तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा खड़े किए 
मकान सं . 1- 1 - 186/ 5 / 1 , 

गए हैं 
जे . जे. नगर , सूर्यापेट 
संतोष कुमार जोगिनीपल्ली 

जो तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा खड़े किए 
विला सं . 36, अपर्णा ओर्चिड्स , 

गए हैं 
कोंडापुर , 

हैदराबाद - 500084. 
उस सदन के तीन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


हैदराबाद , 


तारीख : 23 -03 - 2018 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


( 11 ) 


उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 

1. श्री अनिल अग्रवाल , के. एफ.-91 , कविनगर , गाजियाबाद , जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ेकिए गए हैं । 
2. श्री अनिल कुमार जैन , डी -244 अनुपम गार्डन सैदुल्लाजाब, नई दिल्ली-110068 , जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 

खड़े किए गए हैं । 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


3. श्री अरूण जेटली, 6 तापस बँगलाज, नियर औड़ा गार्डेन , प्रहलाद नगर , सैक्टर 2, वेजलपुर, अहमदाबाद सिटी 

380051 ( गुजरात ), जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
4. श्री अशोक बाजपेयी , 151 जनता कुटीर धर्मशाला रोड, हरदोई (उ.प्र.), जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए 


5. श्रीमती कान्ता कर्दम , 50, तेजगढ़ी, मेरठ -- 250004, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं । 
6. श्री जी0वी0एल0 नरसिम्हाराव , फ्लैट नं0 20 21, सैक्टर सी , पॉकेट-2, वसंत कुंज नई दिल्ली-110070 , जो 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ेकिए गए हैं । 
7. श्रीमती बच्चन जया अमिताभ, प्रतीक्षा , 10 नार्थ साउथ रोड , जे0वी0पी0डी0 स्कीम , जुहू , मुंबई 400049 , जो 

समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं । 
8. श्री विजय पाल सिंह तोमर, म0न0 35/1 नेहरू रोड , मेरठ , जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
9. श्री सकलदीप , ग्राम -विहरा हरपुर , पोस्ट - विहरा हरपुर, थाना नगरा , तहसील- बेल्थारा रोड, जिला - बलिया, जो 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ेकिए गए हैं । 
10. श्री हरनाथ सिंह यादव , शान्तिनगर , एटा, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन के 10 (दस ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के 
लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : विधान भवन , लखनऊ । 
तारीख : 23 मार्च, 2018 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


(12 ) 
उत्तराखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचन 
“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 

श्री अनिल बलूनी , ए- 2 पाईन वुड टावर नैनीताल रोड काठगोदाम , नैनीताल , उत्तराखंड , जो भारतीय जनता पार्टी 
द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन के एक सदस्य के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने 
के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : विधान सभा भवन , देहरादून । 


तारीख : 15 मार्च, 2018 । 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(13 ) 
पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिएनिर्वाचन 


हैं 


हैं 


“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1 ) के खंड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि -- 
श्री शुभाशीष चक्रबर्ती । 

जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा खड़ेकिए गए 
39, महात्मा गांधी रोड , 
डाकघर और पुलिस स्टेशन - हरिदेवपुर , 
कोलकाता - 700082 
श्री अबीर रंजन बिस्वास 

जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए 
गांव और डाकघर- छपरी , 
पुलिस स्टेशन -हंसखाली , 
जिला -नाडिया 
पिन - 741151 
श्री मोहम्मद नदीमुल हक 

जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए 
12 , दरगाह रोड , 
कोलकाता - 700017 
डा . सांतनु सेन 

जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा खड़ेकिए गए 
20, हरे कृष्टो सेट लेन , ब्लाक- एच , फ्लैट- 2 , 
कोलकाता- 700050 
डा . अभिषेक मनु सिंघवी 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं 
डी -11 , शास्त्री नगर , 
जोधपुर, राजस्थान , 
पिन -342003 
उस सदन के पांच सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


हैं 


स्थान : विधान सभा भवन , कोलकाता । 


तारीख : 23 मार्च, 2018 । 


ह ./ 
रिटर्निंग आफिसर "। 


[ फा . सं. एच. 11024/3/ 2018- वि . II ] 

डा . रीटा वशिष्ट , अपर सचिव 


10 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd April, 2018 
S .O . 1469 (E ). — In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
following declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of fifty 
members, who retired on 02nd April, 2018 on the expiration of their term of office, are published for general 
information: 

Declaration 

( 1 ) 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra 
Pradesh . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 


1. PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY 

Plot No. 558, Magunta Layout, 
Opp : Reliance Trends, Dargametta , Nellore , 
Andhra Pradesh . 


Sponsored by 
Yuvajana Sramika Rythu 
Congress Party 


2 . CHINTAKUNTA RAMESH MUNAIAH 

H .No. 6 -62 , PNR Street, Yerraguntla , Kadapa 
District, Andhra Pradesh , Pin . No. 516309. 


Sponsored by 
Telugu Desam Party 


3. KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR 

Door. No. 29 - 12 -22 / 1, Venkataratnam Street , 
Suryaraopet, Vijayawada - 520002 


Sponsored by 
Telugu Desam Party 


have been duly elected to fill the seats in that House of three Members retiring on 02 .04 .2018 on the expiration 
of their term of office . 


Assembly Buildings , 
Velagapudi. 
Date : 15 .03.2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951 , read with sub -rule (1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


1. 


Sponsored by Indian National Congress 


Akhilesh Prasad Singh 
Vill + Post -Koyal Bhupt, 
Dist. – Arwal 


Sponsored by Rashtriya Janata Dal 


Ahmad Ashfaque Karim 
Katihar Mediacal College Campus, 
Bari Digola Dalan , P . O . - Dalan , 
Dist. – Katihar 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sponsored by Janata Dal (United ) 


3 . Bashistha Narayan Singh 

Vill + Post - Kopwan , 
P . S . - Koran Sarai 
Dist. - Buxar, Pin - 802126 


Sponsored by Rashtriya Janata Dal 


4 . Manoj Kumar Jha 

1, Teachers Flat 
Department of Social Work 
Delhi University , 
Delhi - 110007 


Sponsored by Janata Dal (United ) 


5 . Mahendra Prasad 

Vill – Govindpur, 
Post- Modanganj, 
P. S . - Ghosi , 
Dist. – Jehanabad , Pin - 804432 


6 . 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Ravi Shankar Prasad 
42, Kavi Raman Path , 
East Boring Road , 
Patna - 800001 


have been duly elected to fill the seats in that House of Six (06 ) members retiring on 02nd April, 2018 on the 
expiration of their term of office . 


Place: Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 15th March , 2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


( 3 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of 
Chhattisgarh 


" In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause 
(a ) of sub - rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that – 


Ms. Saroj Pandey , 1/A , Street 7/B , Phase- 1,Maitri Nagar, Risali Bhilai (C .G .) Sponsored by Bharatiya Janta 
Party has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 2nd April, 2018 on the expiration of 
their term of office . 


Place : Raipur 
Date: 23 March , 2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


( 4 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Gujarat. 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section ( 2) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951 read with sub - rule (1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that : - 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Sponsored by Bharatiya Janata 
Party 


1. Mandaviya Mansukhbhai Laxmanbhai 

At. Post – Hanol, 
Ta . Palitana, 
Dist . Bhavnagar. 


Sponsored by Indian National 
Congress 


2 . Yajnik Amee Harshadray 

6 , A . D . C . Bank Soc., 
Behind Sahajanand College, Ambawadi 
Ahmedabad - 380015 


3 . Rathwa Naranbhai Jemlabhai 

Narayan Kunj Palace Road , 
At. Ta. Dist. Chhota Udepur . 


Sponsored by Indian National 
Congress 


Sponsored by Bharatiya Janata 
Party 


4 . Rupala Parshottambhai Khodabhai 

At. Po . Ishvariya , 
Ta. Amreli , 
Dist. Amreli. 


have been duly elected to fill the seats in that House of FourMembers retiring 02-04 - 2018 on the expiration of 
their term of office . 


Place : Gandhinagar. 
Date : 15 -03 - 2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of section 53 of the Representation of the People Act , 1951, 
read with sub -rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules , 1961, 


I declare that – 


Shri Devender Paul Vats , 
House No. 36 , Block No. 2 , 
Village Thurana , Tehsil Hansi, 
District Hisar (Haryana ), sponsored by Bharatiya Janata Party , 


has been duly elected to fill the seat in that House of a member retiring on the 02nd April, 2018 , on the expiration of his 
term of office . 


Place : Haryana Vidhan Sabha Secretariat, 

Vidhan Bhawan , Chandigarh . 


Date : The 15th March , 2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


[ ATT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Himachal 
Pradesh . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section ( 2 )/ sub -section ( 3 ) of section 53 of the Representation 
of the People Act, 1951, read with sub -rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


Shri Jagat Prakash Nadda, 
Village Vijaypur, P . O . Auhar, 
Tehsil Jhandutta , Distt . Bilaspur , 
Himachal Pradesh 


Sponsored by Bharatiya Janata Party , has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring 
on the 2.4 . 2018 on the expiration of his term of office . 


Place : Shimla - 171004 . 
Date : 15 - 3 - 2018 


Sd 
Returning Officer ” . 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Karnataka . 


“ In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 
clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


| S .No. 


Name of Candidate 
Rajeev Chandrasekhar 


Party Affiliation 
Bharatiya Janata Party 


1 


G . C . Chandrashekar 


Indian National Congress 


و 


Address of Candidate 
No. 408 , 2nd Cross, 3rd Block , 
Koramangala, Bengaluru – 560034 . 
No. 206 , 15th B Cross, West of Chord 
Road , 2nd Stage , 2nd Phase , 
Mahalakshmipuram , Bangalore - 560086 . 
No. 207A , 3rd D Cross, 2nd Block , 3rd 
Stage , Basaveshwara Nagar, Bangalore – 
560079. 
No. 164 , 2nd Cross, Ex - Servicemen 
Colony, C. B . Bellary -583102 , Bellary 
District . 


ادب 


Dr. L . Hanumanthaiah 


Indian National Congress 


Syed Nasir Hussain 


Indian National Congress 


have been duly elected to fill the seats in that House of 4 (four ) members retiring on 02 .04 .2018 , on the expiration of 
their term of office . 


Place : Bengaluru 
Date: 23 .03.2018 


Sd 
Returning Officer” . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 8 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section ( 2 ) of Section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951 , read with sub -rule (1 ) of the Rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


1. 


Name 
Address 


Shri Ajay Pratap Singh , 
Gram Andhiyarkhoh , Tehsil- Gopadbanas, Sidhi (M .P .) 
Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the 
recognized /registered political party), 


Name 
Address 


2 . Shri Kailash Soni 

Laxminarayan ward , Jain Mandir ke paas, Kareli , Tehsil 
Kareli , Distt. Narsinghpur (M . P .) 
Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the 
recognized/registered political party ), 


Name 
Address 


3 . Shri Thawarchand Gehlot 

56 /56 Block , Nagda Junction , Distt . Ujjain ( M .P .) 
Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the 
recognized/registered political party ), 


Name 
Address 


4 . Shri Dharmendra Pradhan 

Talcher, Municipal Ward No 18,GP/Town Talcher PS 
Colliery , Angul, Odisha 
Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the 
recognized /registered political party), 


Name 
Address 


Shri Rajmani Patel 
House No. 121 , Gram Bero , Tehsil Semariya, 
Distt . Rewa (M .P .) 
Sponsored by Indian National Congress (name of the 
recognized /registered political party) , 


have been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on the 2nd April, 2018 on the 
expiration of their term of office . 


Date : the 15th March , 2018 
Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha 

Bhawan , Bhopal 


Sd 


Returning Officer ”. 


(9 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule (1 ) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


1. Ketkar, Keshav Chintaman 

29/6 , Hundivala Apartment, 
Kopri, Thane ( East)- 400603. 


Sponsored by Indian National 
Congress . 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Chavan , Vandana Hemant 
‘Yashodhan ’, 212/51, Rambaug 
Colony, Pune - 411030 . 


Sponsored by Nationalist 
Congress Party 


3. 


Javadekar , Prakesh Keshav 
‘ Suvan Apartment, Mayur Colony , 
Kothrud , Pune - 411038 . 


Sponsored by Bharatiya Janata 
Party. 


Sponsored by Shivsena 


4 . Desai, Anil Yeshwant 

10 - 101, Peacock Palace , 
Bhulabhai Desai Road , 
Cumbala Hill ,Mumbai – 400026 . 


Sponsored by Bharatiya Janata 
Party . 


5 . Rane, Narayan Tatu 

House No. 179, Varvade 
Falshiyewadi, Fanasnagar, 
Tal. Kankavli, Dist . Sindhudurg - 
416602. 


Sponsored by Bharatiya Janata 
Party . 


6 . V . Muraleedharan 

2 /3018, Akshaya, Karaparamba , 
Kozhikode District , Pin – 673006 , 
Kerala . 


have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on 2nd April, 2018 on the expiration of their 
term of office . 


Place : Vidhan Bhavan , 

Backbay Reclamation , 

Mumbai – 400032 . 
Date : 15th March , 2018 


Sd 
Returning Officer ” . 


( 10 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Telangana . 


" In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951 , read with 
rule 84 (1 ) (a ) of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that: 


Sponsored by 
Telanagana Rashtra Samithi 


PRAKASH BANDA 
H .No. 16 - 3 - 302, 
Shanthi Nagar, 
Subash Road , 
Warangal – 506002 . 
BADUGULA LINGAIAH YADAV 
H .No. 1 - 1 - 186 /5 /1 , 
J.J. Nagar, Suryapet 
SANTHOSH KUMAR JOGINIPALLY 
Villa No. 36 , Aparna Orchids, 
Kondapur, 
Hyderabad – 500084. 


Sponsored by 
Telanagana Rashtra Samithi 


Sponsored by 
Telanagana Rashtra Samithi 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


have been duly elected to fill the seats in that House of the three Members retiring on 2nd April , 2018 on the expiration of 
their term of office . 


Hyderabad, 
Date: 23 - 03- 2018 


Sd 
Returning Officer”. 


(11) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar 
Pradesh . 


“ In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act , 1951 , read with 
clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, 
I declare that – 


1. Sri Anil Agarwal, K F -91 Kavinagar Ghaziabad Sponsored by Bharatiya Janta Party . 
2 . Sri Anil Kumar Jain , D - 244 Anupam Garden Saidullajab New Delhi 110068 Sponsored by Bharatiya Janta 

Party. 
3 . Sri Arun Jaitley , 6 Tapas Bunglows Nr. Auda Garden , Prahlad Nagar, Sector – 2 Vejalpur- Ahmedabad City 

380051 (Gujarat), Sponsored by Bharatiya Janta Party. 
4. Sri Ashok Bajpai, 151- Janta Kuteer, Dharmshala Road , Hardoi (U .P ) Sponsored by Bharatiya Janta Party . 
5 . SmtKanta Kardam , 50 , Tejghadi, Meerut 250004 Sponsored by Bharatiya Janta Party . 
6. Sri GVL Narshimarao , Flat No 2021 Sector C Pocket-2 Vasant Kunj New Delhi 110070 Sponsored by 

Bharatiya Janta Party . 
7 . Smt Bachchan Jaya Amitabh , ‘Prateeksha ’ 10 north South Road, JVPD Scheme, Juhu , Mumbai 400049 

Sponsored by Samajwadi Party . 
8 . Sri Vijay Pal Singh Tomar , 35 /1 Nehru Road , Meerut Sponsored by Bharatiya Janta Party . 
9 . Sri Sakaldeep , Vill & post- Vihra Harpur Thana – Nagra Tehsil - Balthara Road , Distt Ballia Sponsored by 

Bharatiya Janta Party . 
10 . Sri Harnath Singh Yadav, Shantinagar , Etah Sponsored by Bharatiya Janta Party . 


have been duly elected to fill the seats in that House of 10 ( Ten ) members retiring on 02 April, 2018 on the 
expiration of their term of office . 


Place: Vidhan Bhawan , Lucknow . 
Date: March , 23 2018 


Sd 
Returning Officer ” . 


( 12 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of 
Uttarakhand 


“ In pursuance of the provisions contained in sub -section ( 2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that: - 


Shri Anil Baluni, A -2 Pine Wood Tower Nainital Road Kathgodam Nainital , Uttarakhand , sponsored by 
Bharatiya Janata Party , 


[ 471 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 2nd April, 2018 on the expiration 
of his term of office. 


Place : Vidhan Sabha Bhawan , Dehradun 
Date : 15th March , 2018 . 


Sd 

Returning Officer ”. 

( 13 ) 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of West 
Bengal. 


" In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with 
Clause (a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that - 


Shri Subhasish Chakraborty 
39, MahatmaGandhi Road , 
P .O . & P . S . - Haridevpur , 
Kolkata – 700082 


Sponsored by All India Trinamool Congress 


Shri Abir Ranjan Biswas 
Vill. & P . O . – Chapri , 
P . S . - Hanskhali, 
PIN - 741151 


Sponsored by All India Trinamool Congress Dist . - Nadia , 


Shri Md. Nadimul Haque 
12 , Dargah Road , 
Kolkata – 700017 


Sponsored by All India Trinamool Congress 


Dr. Santanu Sen 
20 , Hare Krishto Sett Lane, Block – H , Flat- 2 , 
Kolkata – 700050 


Sponsored by All India Trinamool Congress 


Dr. Abhishek Manu Singhvi 
D - 11 , Shastri Nagar, 
Jodhpur, Rajasthan , 
PIN - 342003 


Sponsored by Indian National Congress 


have been duly elected to fill the seats in that House of five Members who will retire on the 2nd April , 2018 on expiration 
of their term of office . 


Place : Assembly House , 

Kolkata 
Date: The 23rd March , 2018 . 


Sd 
Returning Officer” . 


[F.No.H . 11024 /3/2018 -Leg. II ] 


DR . REETA VASISHTA , Addl. Secy . 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 2018 
का . आ . 1470( अ). — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 की धारा 43) की धारा 12 के अधीन जारी की 
गई अधिसूचना संख्यांक का . आ . 974( अ ), तारीख 5 मार्च, 2018 के अनुसरण में , आंध्र प्रदेश , बिहार , छत्तीसगढ़ , गुजरात , 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों की 
विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के निर्वाचित पचास सदस्यों के स्थानों को , जो 2 अप्रैल , 2018 को 
पचास सदस्यों के उनकी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के कारण रिक्त हो गए हैं , भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन 
कराए गए हैं ; 

___ अतः, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में ऊपर 
उल्लिखित तेरह ( 13) राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए अधिसूचित किए जाते हैं : 
____ क्रम सं. सदस्य का नाम 

राज्य 
___ 1. | प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी 

आंध्र प्रदेश 
| चिंतकुनता रमेश मुनैया 

आंध्र प्रदेश 
| कनकमेदम रवींद्र कुमार 

आंध्र प्रदेश 
अखिलेश प्रसाद सिंह 

बिहार 
अहमद अशफाक करीम 

बिहार 


-No0 


बिहार 
बिहार 
बिहार 
बिहार 
छत्तीसगढ़ 


10 . 


बशिष्ठ नारायण सिंह 
| मनोज कुमार झा 
| महेन्द्र प्रसाद 
रवि शंकर प्रसाद 
सरोज पांडेय 
मांडवीया मनसुखभाई लक्ष्मणभाई 
| यज्ञिक अमी हर्षद्रे 
| राठवा नरनभैया जेमलभाई 
रूपला परसोत्तमभाई खोदाभाई 
देवेंदर पाल वत्स 


11. 


गुजरात 


12. 


गुजरात 


13. 


गुजरात 


14. 


गुजरात 
हरियाणा 


15. 


16. 


17 . 


जगत प्रकाश नड्डा 
राजीव चंद्रशेखर 

जी . सी . चंद्रशेखर 
| डा . एल . हनुमन्थैया 
सैयद ना 
अजय प्रताप सिंह, 


हिमाचल प्रदेश 

कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 


18. 


19. 


कर्नाटक 


21. 


मध्यप्रदेश 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22 


मध्यप्रदेश 


23. 


मध्यप्रदेश 


| कैलाश सोनी 
थावरचंद गेहलोत 
धर्मेन्द्र प्रधान 
राजमणि पटेल 


24. 


मध्यप्रदेश 


25 . 


मध्यप्रदेश 


26. 


केतकर, केशव चिंतामन 


महाराष्ट्र 


27 . 


चव्हाण , वंदना हेमंत 


महाराष्ट्र 


28 . 


महाराष्ट्र 


29. 


महाराष्ट्र 


30 . 


महाराष्ट्र 


31 . 


जावडेकर, प्रकाश केशव 
देसाई, अनिल यशवंत 
राणे, नारायण ताटू 
वी . मुरलीधरन 
प्रकाश बांदा 
बादुगुला लिंग्याह यादव 
संतोष कुमार जोगिनीपल्ली 


महाराष्ट्र 


32. 


तेलंगाना 


33. 


तेलंगाना 


34. 


तेलंगाना 


35. 


अनिल अग्रवाल 


उत्तर प्रदेश 


36 . 


अनिल कुमार जैन 
अरूण जेटली 


37 . 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


38. 


अशोक बाजपेयी 


39 . 


40 . 


उत्तर प्रदेश 


41 . 


उत्तर प्रदेश 


42. 


कान्ता कर्दम 
जी . वी . एल . नरसिम्हाराव 
| बच्चन जया अमिताभ 
विजय पाल सिंह तोमर 
सकलदीप 
हरनाथ सिंह यादव 
अनिल बलूनी 


उत्तर प्रदेश 


43 . 


उत्तर प्रदेश 


44. 


उत्तर प्रदेश 


45. 


उत्तराखड 


46. 


शुभाशीष चक्रबर्ती 


पश्चिमी बंगाल 


47 . 


पश्चिमी बंगाल 


48. 


| अबीर रंजन बिस्वास 
| मोहम्मद नदीमुल हक 
डा . सांतनु सेन 
डा . अभिषेक मनु सिंघवी 


पश्चिमी बंगाल 
पश्चिमी बंगाल 


49.. 
50. 


पश्चिमी बंगाल 


[ फा . सं . एच .11024/ 3/ 2018-वि . II ] 

डा . रीटा वशिष्ट, अपर सचिव 


20 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd April , 2018 
S . O . 1470 ( E ). — Whereas elections have been held , in pursuance of notification number S .O . 974 ( E ) dated the 
5th March , 2018 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of 
filling the seats of fifty members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies 
of the States of Andhra Pradesh , Bihar, Chhattisgarh , Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh , Karnataka , Madhya Pradesh , 
Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh , Uttarakhand and West Bengal which fell vacant on the retirement of fifty 
members on the expiration of their term of office on 2nd April, 2018 ; 


Now , therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name 
of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the aforementioned thirteen ( 13) States 
are hereby notified for general information : 


S .N . 


Name of the member 


State 


Prabhakar Reddy Vemireddy 


Andhra Pradesh 


Chintakunta Ramesh Munaiah 


Andhra Pradesh 


Kanakamedala Ravindra Kumar 


Andhra Pradesh 


Akhilesh Prasad Singh 


Bihar 


Ahmad Ashfaque Karim 


Bihar 


Bashistha Narayan Singh 


Bihar 


Manoj Kumar Jha 


Bihar 


Mahendra Prasad 


Bihar 


Ravi Shankar Prasad 


Bihar 


Saroj Pandey 


Chhattisgarh 


Mandaviya Mansukhbhai Laxmanbhai 


Gujarat 


Yajnik Amee Harshadray 


Gujarat 


Rathwa Naranbhai Jemlabhai 


Gujarat 


Rupala Parshottambhai Khodabhai 


Gujarat 


at 


Devender Paul Vats 


Haryana 


Jagat Prakash Nadda 


Himachal Pradesh 


Rajeev Chandrasekhar 


Karnataka 


G . C . Chandrashekar 


Karnataka 


Dr. L . Hanumanthaiah 


Karnataka 


Syed Nasir Hussain 


Karnataka 


Ajay Pratap Singh 


Madhya Pradesh 


Kailash Soni 


Madhya Pradesh 


Thawarchand Gehlot 


Madhya Pradesh 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Dharmendra Pradhan 


Madhya Pradesh 


Rajmani Patel 


Madhya Pradesh 


Ketkar, Keshav Chintaman 


Maharashtra 


Chavan , Vandana Hemant 


Maharashtra 


Javadekar, Prakesh Keshav 


Maharashtra 


Desai, Anil Yeshwant 


Maharashtra 


Rane, Narayan Tatu 


Maharashtra 


V . Muraleedharan 


Maharashtra 


Prakash Banda 


Telangana 


Badugula Lingaiah Yadav 


Telangana 


Santhosh Kumar Joginipally 


Telangana 


Anil Agarwal 


Uttar Pradesh 


Anil Kumar Jain 


Uttar Pradesh 


Arun Jaitley 


Uttar Pradesh 


Ashok Bajpai 


Uttar Pradesh 


Kanta Kardam 


Uttar Pradesh 


GVL Narshimarao 


Uttar Pradesh 


Bachchan Jaya Amitabh 


Uttar Pradesh 


Vijay Pal Singh Tomar 


Uttar Pradesh 


Sakaldeep 


Uttar Pradesh 


Harnath Singh Yadav 


Uttar Pradesh 


Anil Baluni 


Uttarakhand 


Subhasish Chakraborty 


West Bengal 


Abir Ranjan Biswas 


West Bengal 


Md. NadimulHaque 


West Bengal 


Dr. Santanu Sen 


West Bengal 


Dr. Abhishek Manu Singhvi 


West Bengal 


[F. No. H . 11024/3/ 2018- Leg. II ] 
Dr. REETA VASISHTA , Addl. Secy. 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2018.04.07 17: 10 :30 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


